


प्राचीन ट्रॉय का घोड़ा 


पुनर्कथन ' कैरोल क्रगर 





प्राचीन ट्रॉय का घोड़ा 


प्राचीन ग्रीस में हेलेन नाम की एक 
राजकुमारी रहती थी. उन्हें दुनिया की सबसे 
खूबसूरत महिला माना जाता था. 


हालाँकि देश का हर आदमी उनसे शादी 
करना चाहता था, लेकिन हेलेन ने शक्तिशाली 
राजा मेनेलॉस से शादी की. 





ऊ 
हे 
| 


हैलेन और मेनेलॉस खुशी-खुशी एक साथ रहते थे. फिर 
पेरिस नाम का एक सुंदर राजकुमार उनके महल में घूमने आया. 

वो ट्रॉय के दूर शहर से ग्रीस की यात्रा करने आया था. 

पेरिस ने हेलेन को ट्रॉय के बारे में बताया. 

शीघ्र ही उसने बातचीत करके हेलेन को उसके साथ भागने 
और समुद्र पार करके उसकी मातृभूमि में जाने के लिए राज़ी कर 
लिया. 





जब मेनक्लॉस को हेलेन और पेरिस के 
भागने के बारे में पता चला तो वो बहुत 
गुस्सा हुए. 

वो मदद मांगने के लिए अपने भाई, 
राजा अगामेमोन के पास गए. 

फिर दोनों भाइयों ने अन्य सभी 
यूनानी सरदारों को अपने साथ एकजुट 
किया और ट्रॉय पर युद्ध की घोषणा की. 

उन्होंने अपने एक हजार जहाजों के 
साथ ट्रॉय के लिए कूच किया. 





जब यूनानी सैनिक ट्रॉय में पहुंचे, तो वे शहर की दीवारों को 
तोड़ नहीं सके. 

कई वर्षो की लड़ाई के बाद, यूनानियों ने फैसला किया कि 
ट्रॉय से जीतने के लिए उन्हें एक बेहतर योजना की ज़रुरत होगी. 

ओडीसियस सबसे होशियार यूनानी सरदारों में से एक थे. 
उनके दिमाग में एक अच्छा विचार आया. 


उनके आदेश पर, यूनानी सैनिकों ने काम करना शुरू किया. 
उन्होंने लकड़ी काटी, आरी चलाई और हथीौड़े मारकर कीलें 









ओर रवाना हो गए... 
कम-से-कम ज्यादातर सैनिकों ने वही किया. 













हि कु ट्रॉय के लोगों ने यूनानियों की 
तलाश की. यूनानियों के वापिस जाने को देखकर 
वे बहुत चकित हुए. 

वे यह देखकर और भी अधिक चकित हुए कि 
यूनानी जाते-जाते उनके लिए एक बढ़िया उपहार 
- एक विशाल लकड़ी का घोड़ा छोड़ गए थे. 


टी युद्ध समाप्त हो गया था! ट्रॉय के लोग बेहद खुश हुए. 
उन्होंने विशाल घोड़े को अपने शहर में खींच लिया, और 
जश्न मनाने के लिए सबको दावत दी और रात में खूब नाचे- 
गाए. रात को पार्टी बहुत देर तक चलती रही. ट्रॉय के लोग 
नाचते-गाते थककर चूर हो गए थे. वे गहरी नींद में सो गए. 








है _ अल गन ता शनि है क्‍ 
द 
क्‍ 


लेकिन ट्रॉय में हर कोई सो नहीं रहा था. लकड़ी 
के घोड़े के अंदर उसके पेट की गहराई में कुछ हड़कंप 
मची. 

तभी लकड़ी के घोड़े के नीचे का एक गुप्त 
दरवाज़ा खुला और एक रस्सी नीचे गिरी. यूनानी 
योद्धाओं की एक लड़ाकू टुकड़ी रस्सी से नीचे उतरी 
पर उन्होंने शहर में सभी ल्लोगों को सोया हुआ पाया. 











यूनानी सैनिकों ने चुपके से ट्रॉय शहर के 
दरवाज़ों को खोला और अपनी बाकी सेना को अंदर 
| घुसने दिया. उनकी सेना ने दूर जाने का सिर्फ नाटक 
रचा था. 
भोर होने से पहले, यूनानियों ने पूरे ट्रॉय शहर पर 
कब्जा कर लिया. 





मेनेलॉस महल में गया और वहां उसने हेलेन को ढूंढ 
निकाला. मेनेलॉस ने हेलेन को भागने के लिए माफ कर 
दिया, और उसे घर वापिस चलने को कहा. 


यूनानी विजयी हुए. उन्होंने ट्रॉय को बुरी तरह हराया, 
और मेनेलॉस ने अपनी सुंदर हेलेन को वापस जीता. 









और आज इतने साल बाद आज भी लोग प्राचीन 
ट्रॉय के घोड़े की कहानी सुनाते हैं, और कैसे उस घोड़े 
ने यूनानियों की युद्ध जीतने में मदद की. 








58% जच्ंध्ज् 
रू 


) 4 ५ ़ "मन 


है कआ को के के 








ग्रीक पौराणिक कथाओं में, हेलेन ऑफ ट्रॉय को दुनिया की 
सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था. हेलेन देवताओं के राजा 
ज़ीउस की बेटी थीं. 


एक मिथक के अनुसार, ज़ीउस ने एक सुंदर महिला लेडा को, 
एक हंस का अंडा दिया था जिससे हेलेन का जन्म हुआ था. 


